निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 154 ) 


24 चैत्र 1934 ( NO ) 
पटना , शुक्रवार , 13 अप्रील 2012 


सं0 I / ई - 619 / 2004 - 1172 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


संकल्प 

__ 12 अप्रील 2012 
श्री बैद्यनाथ सिंह, तत्कालीन अवर निबंधक, दाउदनगर सम्प्रति अवर निबंधक, बेनीपट्टी द्वारा अवर निबंधक, 
दाउदनगर के कार्यकाल के दौरान दस्तावेज सं0 4051 , दिनांक 05. 07. 2004 के अनियमित निबंधन से सरकारी राजस्व 
की क्षति आदि आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

02 . विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में तथ्यों की अनदेखी का आरोप 
प्रमाणित पाया गया है । जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सिंह से बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त किया गया है । श्री 
सिंह द्वारा लिखित अभिकथन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया , जिसके आधार पर आरोपी पदाधिकारी का 
द्वितीय कारण - पृच्छा (लिखित अभिकथन) को स्वीकार योग्य कहा जा सके । 

____ 03. श्री सिंह के विरूद्ध आरोपों, उनके स्पष्टीकरण , विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन 
एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के संदर्भ में उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन पर सम्यक विचारोपरान्त 
माननीय विभागीय मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है: - 

1. संचयात्मक रूप से तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों एवं श्री सिंह को उपलब्ध करा दिया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय रंजन, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 154- 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


